निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 950 ) 


30 कार्तिक 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार, 21 नवम्बर 2014 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
20 नवम्बर 2014 


सं0 अ0सं0क0 31-03 / 2014-2332 — बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 की धारा 17 ( 3) के तहत 
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन 2014 की प्रति के साथ सरकार का व्याख्यात्मक संलेख बिहार विधान मंडल 
के दोनों सदनों के पटल पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
2 . उपरोक्त में मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के प्रधान सचिव। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 950 -571 + 25-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


